PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 25, 2006 (SRVN: 3, 1928 SAKA) 


641 


गृह विभाग 


आदेश 


दिनांक 14 जुलाई, 2006 
क्रमांक 2/7/96-2गृह ( गो ०).-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय 
सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है । 

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा 
निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी 
उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 22 जुलाई, 2006 से 21 अक्तूबर, 2006 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा 
सकेंगी। 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 7 जुलाई, 2006 


के ० एस० भोरिया, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

गृह विभाग । 


कृषि विभाग 





दिनांक 10 जुलाई, 2006 
संख्या 1142 -कृ ० अ०( 3)-2006/12273. - चूंकि , पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), की 
धारा 34 की उप- धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में मण्डी समिति , इस्माईलाबाद ने सरकार से भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 
अधिनियम 1), के उपबन्धों के अधीन भूमि को उक्त अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर तथा उक्त भूमि के अर्जन में राज्य सरकार द्वारा किए 
गए अन्य सभी खर्चों के उक्त समिति द्वारा भुगतान पर अर्जित करने के लिए प्रार्थना की है । 

और, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि मण्डी समिति, इस्माईलाबाद द्वारा अपने खर्च 
पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव ढोल में अतिरिक्त अनाज मण्डी के निर्माण के लिए अपेक्षित है । इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है 
कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इस से संबंध हो । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इस समय , इस कार्यमें लगे अधिकारियों को उनके सेवकों 
तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में, किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात , सभी अन्य कार्य करने के 
लिए, इस के द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में परिचालित 
दो दैनिक समाचार- पत्रों में , जिन में कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इन में से जो भी बाद में हो, 
तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, कुरुक्षेत्र के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, यदि कोई हो, दायर 
कर सकता है । भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, कुरुक्षेत्र के कार्यालय में किया जा सकता है । 


. 


. 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


खसरा संख्या 


क्षेत्र 


गांव तथा हदबस्त 

संख्या 


कनाल 


मरला . 


1 


2 


3 


4 


5 


कुरुक्षेत्र 


इस्माईलाबाद 


ठोल 79 


4612 


2 


12 


( जारी) 


642 


HARYANA GOVT . GAZ. , JULY 25 , 2006 ( SRVN. 3, 1928 SAKA) 


PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


कुरुक्षेत्र 


इस्माईलाबाद 


टोल 79 


1753/1 


4612 


6 


16 


1753/2 


1759 


8 


00 


4422 


9 


17 


1760 


4424 


0 


04 


1761 


1762 


1 


05 


4426 


6 


02 


1763 


4614 


... 


11 


1764/2 


1765/1 


8 


14 . 


1766 


3 


00 


1767 


00 


-- 


1768 


4 


00 


1769 


8 


00 


1770 


8 


00 


.. 


1771/1 


3 


04 


1771/2 


4 


16 


1815 


8 


00 


1816 


8 


00 


1817/2 


5 


14 


1818/2 


2 


14 


1819 


8 


00 


1820 


8 


00 


कुल क्षेत्र : 


117 


09 


या 


14 एकड़, 5 कनाल , 9 मरले 


आशा शर्मा,... 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग ! 


PART 1] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 25 , 2006 (SRVN . 3 , 1928 SAKA ) 


643 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 10th July , 2006 
No. 1142-Agri. Sec. (3 )-2006 / 12273. - Whereas, in pursuance of the provisions of Sub -section (1) of Section 34 
of the Punjab Agricultural ProduceMarkets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Market Committee , Ismailabad has 
requested the Government to acquire land under the provisions of the Land Acquisition Act , 1894 ( Act 1 of 1894 ), on 
payment by the said committee of the compensation awarded under the said Act and of all other charges incurred in 
acquiring the said land by State Government. 

And ,whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land described in the specifications below is needed 
by the Market Committee , Ismailabad , at its expense , for a public purpose, namely , for the construction of additional 
Grain market at Thol, it is hereby notified that the land described below in the specifications is needed for the above 
purpose . 

This notification is made under the provisionsof Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), for 
the information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorises the 
officers with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking , to enter upon and survey the 
land in the locality and to do all other Acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of the land in the locality , may , within a period 
of thirty days of the publication of this notification in the OfficialGazette or in two Daily newspapers circulating in the 
locality of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality , whichever is later, file an 
objection if any, in writing before the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Kurukshetra . 

Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer - cum - Land Acquisition Collector, 
Kurukshetra . 


Specification 


District , 


Tehsil 


Khasra No. 


Village and 
Hadbast No. 


Area 
Kanal Marla 


2 


3 


4 


5 


Kurukshetra 


Ismailabad 


4612 


2 


12 


Thol 79 
(Contd .) 


1753/1 


4612 


6 


16 


1753/2 


1759 


8 


00 


4422 


9 


17 


1760 


4424 


0 


04 


1761 


1762 


1 


05 


4426 


6 


02 


1763 


4614 


11 


1764/2 


1765/1 


8 


14 


1766 


3 


00 


.. 


1767 


00 


644 


HARYANA GOVT. GAZ., JULY 25, 2006 (SRVN. 3, 1928 SAKA ) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


5 


Kurukshetra 


Ismailabad 


1768 


4 


00 


Thol 79 
( Concld. ) 


1769 


8 


00 


1770 


8 


00 


1771/1 


3 


04 


1771/2 


4 


16 


1815 


8 


00 


1816 


8 


00 


1817/2 


5 


14 


1818/2 


2 


14 


1819 


8 


00 


1820 


8 


00 


Total Area : 117 


09 


Or 


14 Acres, 5 Kanal, 9 Marlas 


ASHA SHARMA , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana , Agriculture Department. 


SOCIAL WELFARE DEPARTMENT 


The 13th June , 2006 


No. 1660 -SW (4) 2006.-- In partialmodification ofHaryana Government SocialWelfare DepartmentNotification 
No.824 -SW (4 ) 2006 , dated 24th March , 2006 , the Governor of Haryana is pleased to nominate Shri Dalip Khandelwal 
Bharat Metal Industries, Delhi Gate , Rewari as member of Juvenile Justice Board , Rewari in place of 
Dr. ParmeshwarNath Bhargav, President, K.L. P. College Management Committee , EverestMetal ,Jhajjar Road , Rewari. 


DALIP SINGH , 
Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

SocialWelfare Department. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़क शाखा) रेवाड़ी, वृत रोहतक 

दिनांक 11 जुलाई, 2006 
संख्या 199 / आई० वी ०/04. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि, सरकार द्वारा , प्रयोजन नामत: निर्माण एन ० एच०-8 
से गांव सांपली पहुंच मार्ग जिला रेवाड़ी के लिए ली जानी अपेक्षित है । इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके में 
भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए संभवत : अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन इन सब के लिए जारी की गई है, जिनसे यह 
सम्बन्धित हों । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 25 , 2006 (SRVN . 3 , 1928 SAKA ) 


645 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, उन अधिकारियों का जो फिलहाल अपने कर्मचारियों तथा 
कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं । इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करते 
हैं जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य है । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे इलाके में किसी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के 
५ अन्दर जिला भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में दायर कर सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र गांव/ 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


हदबस्त नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


रेवाडी 


रेवाड़ी 


1.44 एकड़ 


46 


भुडला 
हदबस्त नं 0 186 


1 , 2/1 , 2/2, 3, 8, 9, 13/1 , 13/2, 14, 
17. 18, 24, 25 


32 


3, 4, 7, 6 , 14 , 15/1, 15/2 , 15/3, 16 


- 


31 


11, 20 , 21 , 22 


51 


5/1/1 , 5/1/3, 5 / 2 / 1.5/ 2/ 3, 6 , 4/1 , 4/3 


50. 1 , 10, 11, 12, 20, 19/1 , 19/2, 23 


खसरा नं ० 163 , 64 , 65 , 69 , 164 


रेवाडी 


रेवाड़ी 


0.20 एकड़ 


17 


22, 23 


साल्हावास 
हदबस्त नं 0 169 


18 


3 , 4 , 


8 


खसरा नं 0 62 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


1.74 एकड़ 


9 


. 


सांपली 
हदबस्त नं 0 309 


10/1, 10/2 , 11/1 , 11/2, 20 , 12, 19/1 , 
19/2, 18, 22, 23, 24 


10 


3, 4 , 7 , 6 , 15,5 


17 


4 , 5 , 6 


1 


7/1 , 7/2, 6/1 , 14,15/ 1 , 15/2, 16, 6/2 


- 


2 


11 , 20/1 , 20/2 , 50/1, 21/1 , 22 , 19 , 23 


18 


7 , 4/2 , 3/1 , 3/2, 2/1 , 2/2, 1 , 26, 2/3, 
214, 2/5, 2/6, 2/7/1 , 2/7/2, 2/7/3, 2/8 
से 2/23 


खसरा नं ० 46, 42 , 123, 44 , 45 , 114 , 
115, 116 , 107, 43, 124 


( हस्ता.). . ., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
वृत रोहतक , लोक निर्माण विभाग, 
( भवन तथा सड़क शाखा), रेवाड़ी । 


646 


HARYANA GOVT. GAZ., JULY 25, 2006 (SRVN . 3, 1928 SAKA ) 


[PARTI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BULDING AND ROADS BRANCH ) ROHTAK CIRCLE 


The 11th July , 2006 
No. 199 /IV /04.- Whereas, il appears to the Government of Haryana that the land is likely to be required to be 
taken by Government at public expense, for a public purpose, namely, construction of road from N. H.-8 to village 
Sampli approach road in Rewari District. 

It is hereby notified that the land in locality described below is likely to be acquired for the above purpose . 

This notification ismade under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of 
all to whom it inay concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to authorize the 
officer, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey and 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality may file with in 
30 days of the publication of this notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector 
P.W.D ., ( B. & R Branch ), Bhiwani. 


Specifications 


District 


Tehsil 


Area in acres 


Khasra Nos. 


Locality /Village 
Hadbast No. 


2 


3 


5 


Rewari 


Rewari 


1.44 acre 


46 


Bhudla 
Hadbast No. 186 


1, 2/1 , 2/2 , 3 , 8 , 9 , 13/1, 13/2 , 14 , 
17 , 18 , 24, 25 


32 


3,4,7,6 , 14 , 15/1 , 15/2 , 15/3 , 16 


31 


11, 20 , 21, 22 


51 


5/1/1 , 5/1/3 , 5/2/1 , 5/2/3 , 6 , 4/1 , 4/3 


50 


1 , 10 , 11, 12 , 20 , 1971 , 19/2 , 23 


Khasra No. 163 , 64 , 65 , 69, 164 


Rewari 


Rewari 


0.20 acre 


17 


22 , 23 


Shalawas 
Hadbast No. 169 


18 


3,4,8 


Khasra No.62 


Rewari 


Rewari 


1.74 acre 


9 : 


Sampli 
Hadbast No. 309 


10/1, 10/2 , 11/1 , 11/2 , 20 , 12 , 1911 , 
1912 , 18 , 22 , 23, 24 


10 


3,4,7,6 , 15,5 


17 


4,5,6 


1 


7/1, 712,6 / 1, 14 , 15/1 , 15/2 , 16 , 6/2 


2 . 


11, 20/1 , 20/2 , 50/1 , 21/1 , 22 , 19 , 23 


18 


7 , 4/2 , 3/1, 3/2 , 2/1, 2/2 , 1 , 26 , 2/3 , 2/4 , 
275 , 276 , 2/7/1 , 2/7/2 , 2/7/3 , 2/8 to 
2/23 


Khasra No. 46 , 42 , 123, 44 , 45 , 114 , 
115 , 116 , 107, 43, 124 


( Sd .)..., 
Superintending Engineer, 
Rohtak Circle , PWD , (B & R ) Branch . 


